निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 361 ) 


17 वैशाख 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 7 मई 2013 


सं0 वन्य प्राणी 02 / 04 - 231 ( ई० ) / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


संकल्प 

___ 29 अप्रील 2013 
विषयः — बिहार राज्य के लिए राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष तथा पुष्प की घोषणा । 
राज्य सरकार, संरक्षण के उद्देश्य से इस राज्य के भौगोलिक परिवेश से जुड़े वनस्पति प्रजातियों एवं वन्य प्राणी 
में से निम्नांकित पशु, पक्षी, वृक्ष एवं पुष्प को राजकीय प्रतीक के रूप में चयनित करते हुए राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष एवं 
पुष्प घोषित करती है - 

1. राजकीय पशु बैल ( Bos Taurus ) 
2. राजकीय पक्षी गोरैया ( Passer Domesticus ) 
3. राजकीय वृक्ष पीपल ( Ficus Religiosa ) 

4. राजकीय पुष्प | गेंदा ( Tagets Sps ) 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गिरीश कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 361-571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


